. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 पौष, 1939 ( श० ) 
संख्या- 15 राँची , बुधवार , 

3 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2017 


N 


संख्या-1/ पी०- 104/ 2016 का .- 12685 -- उपायुक्त, खूटी के पद पर पदस्थापितडॉ. मनीष रंजन , 
भा . प्र. से. ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार - Director of Census Operation / Director of Citizen 
Registration , Jharkhand [under the Central Staffing Scheme for three years ]) at farlich 
1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से भा . प्र. से. के अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -1/ पी० - 104/ 2016 का .- 12686 -- उपायुक्त , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद 
कुमार गुप्ता, भा .प्र.से. ( झाः2002 ) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से भा.प्र. से. के अधिसमय 
वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -1 / पी० - 104/ 2016 का .- 12687 -- विशेष सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 3 जनवरी , 2018 


राँची एवं परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची) को दिनांक 
1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से भा .प्र . से . के अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्या-1/ पी०- 104/2016 का .- 12688 -- विशेष सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती शुभ्रा वर्मा, भा. प्र.से . ( झाः2002 ) को दिनांक 1 जनवरी , 2018 
के प्रभाव से भा . प्र. से . के अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-1/ पी०- 104 / 2016 का .- 12689 -- आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री गौरी शंकर मिंज, भा.प्र. से. ( झाः2002) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , आदिवासी 
सहकारिता विकास निगम, राँची ) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से भा.प्र.से. के अधिसमय 
वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -1/ पी०-104/ 2016 का .- 12690 -- मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त ( अंकेक्षण), झारखण्ड के पद 
पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , भा . प्र. से. ( झाः2002) को दिनांक 1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से 
भा .प्र. से. के अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-1/ पी० - 104/ 2016 का .- 12691 -- विशेष सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री भगवान दास, भा .प्र. से. ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार - नागरिक 
सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड ) को दिनांक 1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से भा . प्र. से . के अधिसमय वेतनमान 
में प्रोन्नति दी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 15 -- 50 


